. 


रजिस्ट्री संडी एल - 33001 / 99 


___ REGD . NO. D. L.-33001/99 


- - 


सपमानात 


भारत की राजपत्र 
· The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


No.8 


सं . 8 ] 
No. 8] 


9 


. 


NEW DEL 


नई दिल्ली , शनिवार , अप्रैल 26 , 2003 / वैशाख 6 , 1925 

NEW DELHI , SATURDAY , APRIL 26 , 2003/ VAISAKHA 6 , 1925 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II - खण्ड 4 
PARTIA Section 4 


- 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 
( रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग ) 

नई दिल्ली , १ अप्रैल, 2003 
का. नि . आ . 56. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन 
और पूर्ति विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय ( नौ सेना ), ( भंडार अधीक्षक और ज्येष्ठ भंडारपाल ), समूह " ग " अराजपत्रित पद भर्तीनियम, 2002 
का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना), ( भंडार अधीक्षक 
और ज्येष्ठ भंडारपाल ), समूह ग अराजपत्रित पद भर्ती ( संशोधन ) नियम, 2003 है । 

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय ( नौ सेना ), ( भंडार अधीक्षक और ज्येष्ठ भंडारपाल ), 
समूह " ग ", अराजपत्रित पद भर्तीनियम , 2002 की अनुसूची में , भंडार अधीक्षक से संबंधित क्रम सं. 1 में स्तंभ 7 के अधीन " 25 से 32 वर्ष " शब्द 

और अंकों के स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार " 32 वर्ष से अनधिक " शब्द और अंक अंत: स्थापित किए 
जाएंगे । 

. . [ फा. सं. 2402/14/ डीजीक्यूए ( एन )/पर्स/ 653 / डी ( क्यूए )] 

. एस . एन . त्रिपाठी, उप सचिव 
टिप्पण : - का . नि . आ.-244, दिनांक 13 नवम्बर, 2002 के अनुसार भारत के राजपत्र में उक्त प्रधान नियम प्रकाशित किये गये थे । 

MINISTRY OF DEFENCE 
(Department of Defence Production and Supplies) 

New Delhi, the 9th April, 2003 
S. R . O . 56.- - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution , the President 
hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence , Department of Defence Production and Supplies 
11156/ 2003 

. .. ( 209) 


SARAN.... 


210 


THE GAZETTEOF INDIA : APRIL26 , 2003/VAISAKHA6 , 1925 


PART II - SEc. 4] 


- 


- 


Directorate of Quality Assurance (Naval),(Store Superintendent and Senior Store-keeper ), Group C Non -Gazetted posts 
Recruitment Rules , 2002, namely : : 

(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production and Supplies, 
Directorate of Quality Assurance (Naval), (Store Superintendent and Senior Store-keeper), Group C Non -Gazetted posts 
Recruitment (Amendment) Rules, 2003. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . , 

2. In the Schedule , to the Ministry of Defence, Department ofDefence Production and Supplies , Directorate of 
Quality Assurance (Naval), (Store Superintendent and Senior Store-keeper ), Group C Non -Gazetted posts Recruitment 
Rules, 2002, in Sl. No . 1 relating to Store Superintendent under column 7, for the words and figures " 25 to 32 years " the 
words and figures " Not exceeding 32 years " in accordance with the instructions or orders issued by the Central 
Government, shall be substituted . 

(File. No. 2402/ 14/DGQA (N Pers/653/D (QA)] 

S.N . TRIPATHI, Dy. Secy . 
FootNote :--- The principal rules were published in the Gazette of India vide SRO 244 dated 13th Nov. 2002 . 

नई दिल्ली ,2 अप्रैल, 2003 
का.नि . आ . 57. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग- इन - चीफ , उत्तरी कमान द्वारा कर्मल ए. के. जामवाल का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के 
कारण छावनी बोर्ड, बादामी बाग में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । . 

[ फा. सं. 19 /22 /बादामीषा / सी/ डीई/ 2002/ 1284/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 2nd April, 2003 
S .R . O . 57.- In pursuance of Sub - section ( 7) of Section 13 of the Cantonment Act , 1924 (2 of 1924 ) the Central 
Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , Badamibagh by 
reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in - Chief , Northern Command of resignation of Col . A. K . 
Jamwal. 

[ E. No . 1922 / Badamibagh/ CIDE2002/1284 / D ( Q & C)] 

D .R. MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली , 2 अप्रैल, 2003 
का.नि. आ . 58.--- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा ( 7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, बादामीबाग ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए कर्नल अश्वनी कुमार जोशी को छावनी बोर्ड, बादामीबाग का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन कर्नल ए. के. जामवाल के स्थान पर 
किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा.सं. 19/22/बादामीबागसी/डीई/2002/1284/डी ( क्यू एण्ड सी )] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the2nd April, 2003 
__ S. R. O. 58. --In pursuance of Sub -section ( mof Section 13 of the Cantonment Act, 1924 ( 2 of 1924) the Central 
Government hereby notties that Col. Ashwani Kumar Joshi has been nominated as a member of the Cantonment Board , 
Badamibagh by the Station Commander, Badamibagh in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub -section 
(3) of Section 13 of that Act vice Col. A . K . Jamwalwhose resignation has been accepted . 

E. No. 19122BadamibaghvCIDE/2002/1284/DQ& C)] 

D .R MEHRA , Under Secy . 


. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , Now Delhi- 110064 

and Publiabad by the Controller of Publicationis , Doli- 110034 . 


